निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 453 ) 


16 आषाढ़ 1932 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 7 जुलाई 2010 


पर्यटन विभाग 


- - 


अधिसूचना 

13 मई 2010 
सं0 प०वि० ( सचि० )- 84 / 06 – 908 — पर्यटन विभाग , बिहार, पटना द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 
1540, दिनांक 03 नवम्बर 2006 में आंशिक संशोधन करते हुए संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना सं0 56, दिनांक 
15 जनवरी 2010 के आलोक में माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ( श्री राम प्रवेश राय ) की अध्यक्षता में गठित परामर्श 
दातृ समिति में माननीय सदस्य श्री व्यास देव प्रसाद के जगह माननीय श्री विनोद नारायण झा , सदस्य, बिहार 
विधान सभा को मनोनीत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ह0 / - अस्पष्ट , 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 453- 571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih.nic .in 


